निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 वैशाख 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 370 ) पटना , बुधवार 25 अप्रील 2018 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

24 अगस्त 2017 
सं० 7 / स्था01 - 5 - 4 / 2010सा0प्र0 - 10844 — महानिबंधक , उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक - 28330 दिनांक 
25 .04. 2017 तथा एम0जे0सी0 संख्या -1955 / 2015 साथ में सिविल रिव्यू संख्या - 39 / 2016 में दिनांक 10. 08.2016 
को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री परमानन्द मौर्य, तत्कालीन मुंसिफ सम्प्रति अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , 
फास्ट ट्रैक कोर्ट, मधुबनी को जिस तिथि को तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश में प्रोन्नति दी गयी थी , उस 
तिथि को वे वरीय सिविल जज कोटि के वेतनमान में जो वेतन प्राप्त कर रहे थे, उस पर परिवर्तित हो जाएँगे तथा 
उस तिथि के बाद मिलने वाली तीन वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोक रखी जायेगी । 
2. विभागीय अधिसूचना संख्या - 12449 दिनांक 16. 12. 2010 को इस हद तक संशोधित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( गुफरान अहमद ) 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 370 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette .bih. nic.in 


